निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 अग्रहायण 1934 ( श० ) 
( सं0 पटना 682 ) पटना , वृहस्पतिवार , 20 दिसम्बर 2012 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


- - - - - - - 


अधिसूचना 

18 दिसम्बर 2012 
सं0 नि प्रा०/ नि० 1 - 09 /2012 खंड 10037 — बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या - 9648 दिनांक 
15.10.2012 के परिशिष्ट - 1 के क्रमांक - 32 पर लखीसराय जिला के समक्ष उल्लिखित रामगढ़ चौक व्यापार मंडल को 
विलोपित किया जाता है । 
2. शेष बाते यथावत रहेंगे। 

आदेश से , 
एन० एस० माधवन , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 682 -571 + 50- डी०टी०पी० । 


Website: http: // egazette. bih. nic.in 


